निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


में पुर: स्थापित 


या 


30 श्रावण 1935 ( श ० ) 
संख्या 34 पटना , 

बुधवार , 

21 अगस्त 2013 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2013 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

13 अगस्त 2013 
सं ० 6 / गो0-34-02 / 2013-2901 - वा o- कर — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री तपन कुमार 
चक्रवर्ती को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), पटना प्रमंडल , पटना एवं वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त (अंकेक्षण ), मगध प्रमंडल, गया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगत नारायण प्रसाद , अवर सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

14 अगस्त 2013 
सं ० निग ० मुक०-12 / 2013–4264 - सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या -328 / 2013 विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम बिहार राज्य 
सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.07.2013 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में कंकड़बाग थाना 
कांड संख्या -285 / 2013 का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से कंकड़बाग थाना कांड संख्या -285 / 2013 के 
अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना को प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर0 एन 0 तिवारी , अपर सचिव । 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2013 
सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-294 (3) / स्वास्थ्य — डा ० कृष्ण प्रसाद सिंह, वरीयता कमांक -2457, असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह 
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-295(3) / स्वास्थ्य — डा ० नन्द किशोर विद्यार्थी, वरीयता क्रमांक -2485 , असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह 
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-296( 3) / स्वास्थ्य — डा . गोविन्द प्रसाद तमाखुवाला, वरीयता क्रमांक -2808 , असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक निदेशक, राजेन्द्र नगर 
अस्पताल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-297( 3) / स्वास्थ्य डा ० एस ० एन ० झा , वरीयता क्रमांक -2857, ट्यूटर (बिहार स्वास्थ्य 
सेवा संवर्ग), दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय , दरभंगा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-298 (3) / स्वास्थ्य - डा ० सुरेश प्रसाद, वरीयता क्रमांक -3139 , अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, नवादा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , 
खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-299( 3) / स्वास्थ्य -डा० अरविन्द कुमार गुप्ता, वरीयता क्रमांक -3149, असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2013 


3 


उदय 


उप 


सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-300(3) / स्वास्थ्य — डा . ओम प्रकाश, वरीयता क्रमांक -3176, अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, जहानाबाद को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, 
सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-301 (3) / स्वास्थ्य - डा ० मीरा वर्मा, वरीयता क्रमांक -3179, अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, दरभंगा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, 
मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-302(3) / स्वास्थ्य — डा ० घनश्याम झा , वरीयता क्रमांक -3428 , चिकित्सा पदाधिकारी, 
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा (बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग) को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर 
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-303( 3) / स्वास्थ्य - डा ० 

कुमार गुप्ता, वरीयता 

वरीयता क्रमांक -3576 , 
निदेशक - सह - प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी , श्रम संसाधन विभाग , पटना की सेवा श्रम संसाधन विभाग , बिहार, पटना से 
वापस लेते हुए इन्हें आ 

इन्हें अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक निदेशक , न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-304 (3) / स्वास्थ्य - डा ० मेंहदी हसन, वरीयता क्रमांक -3881 , प्रभारी उपाधीक्षक, सदर 
अस्पताल, शिवहर को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , लखीसराय के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-305 ( 3) / स्वास्थ्य — डा ० रामचरित्र मंडल , वरीयता क्रमांक -5022 , असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूणियाँ को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक उपाधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा 
महाविद्यालय अस्पताल , दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-306 (3) / स्वास्थ्य - डा ० परशुराम प्रसाद, वरीयता क्रमांक -5051, असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अधीक्षक , एम ० जे ० के ० 
अस्पताल , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध -01-05 / 2013-307 (3) / स्वास्थ्य — डा ० सकलदीप चौधरी, वरीयता क्रमांक -5097, अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, लखीसराय को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-308(3) / स्वास्थ्य — डा ० रामचन्द्र प्रसाद, वरीयता क्रमांक -5125, चिकित्सा पदाधिकारी , 
राज्य स्वास्थ्य समिति , पटना को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-309(3) / स्वास्थ्य - डा ० मुकेश कुमार , वरीयता क्रमांक -5180( अनु ० जाति), चिकित्सा 
पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण 
( छपरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-310( 3) / स्वास्थ्य — डा ० आर० पी ० श्वेतांकी, वरीयता क्रमांक -5210( अनु० जाति), अपर 
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य चिकित्सक - सह- मुख्य 
चिकित्सा पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-311(3) / स्वास्थ्य - डा ० जवाहर लाल, वरीयता क्रमांक -5218, अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, शेखपुरा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-312(3) / स्वास्थ्य — डा ० मोहन लाल, वरीयता क्रमांक -5232, अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, खगड़िया को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-313(3) / स्वास्थ्य — डा ० सरोज सिंह, वरीयता क्रमांक -5607 , असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अपर मुख्य चिकित्सा 
पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-314 (3) / स्वास्थ्य — डा ० बृजनन्दन प्रसाद सिंह, वरीयता क्रमांक -9736, प्रभारी चिकित्सा 
पदाधिकारी , नवादा को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पटना सर्जेन्सी में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-315(3) / स्वास्थ्य — डा ० सुनील कुमार, वरीयता क्रमांक -3183, अधीक्षक, एम० जे ० के ० 
अस्पताल, बेतिया को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक नवादा सर्जेन्सी में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 21 अगस्त 2013 


सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-316(3) / स्वास्थ्य — डा . कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह, वरीयता क्रमांक -3121 , असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , गया को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 / विविध - 01-05 / 2013-317 (3) / स्वास्थ्य - डा ० विजय कुमार सिन्हा, वरीयता क्रमांक -2957 , असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , अरवल को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक असैनिक शल्य 
चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, 


सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 22-571 + 100 - डी ० टी ० पी । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


